सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


25 आषाढ़ , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 556 


राँची, मंगलवार , 


16 जुलाई , 2019 (ई०) 


खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग 


अधिसूचना 
3 जून , 2019 


ज्ञापांक - खा ० मा ० तौ स्था०-02 / 2017- 1624,-- विभागीय अधिसूचना सं ० खा ० मा ० तौ स्था० 
02/2017 ...59 राँची दिनांक 09.01.19 के कंडिका 2 को आंशिक रुप से संशोधित करते हुए 
निम्नलिखित उपबन्ध को जोड़ा जाता है : 

"48 घंटे के बाद प्रस्तुत निरीक्षण प्रतिवेदन अमान्य होंगे और उन्हें पोर्टल पर अपलोड 
किया जाना है ।" 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


बद्रीनाथ चौबे , 
विशेष सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 556 100 


